than 


R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

29 चैत्र, 1937 ( श०) 
संख्या 233 राँची, रविवार 

19 अप्रैल, 20 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

17 अप्रैल, 2015 
संख्या- 11/ सू0अ0अधि0-3- 15 / 2014- 3491-- झारखण्ड के माननीय राज्यपाल ने सूचना के 
अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा- 15 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आदित्य स्वरूप , 
भा0प्र0से0,( से0नि0), तदेन अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार , राँची को झारखण्ड राज्य सूचना आयोग 
का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करने की कृपा की है । 

2. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा- 16 (3) के आलोक में यह नियुक्ति श्री 
आदित्य स्वरूप द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगी । इस अधिनियम की धारा- 16 ( 1) के अनुसार , 
श्री स्वरूप का मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यकाल पाँच वर्षों अथवा 65 वर्ष की आयु ( जो पहले 
हो) प्राप्त होने तक रहेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एस0 के0 शतपथी, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 2 3 3 – 50 | 


